PAIT ] I 


HARYANA GOVT GAZ. , Nov. 30 , 1999 ( AGHN 9 , 1921 SAKA) 


781 


योजना विभाग 


दिनांक 15 अक्तूबर , 1999 


क्रमांक 24 /3/ 96-1 यो c.-- हरियाणा सरकार को अधिसूचनाएं क्रमांक 24/ 3/ 96- 1 यो , दिनांक 24 मार्च 1998 
तथा दिनांक 19 जून, 1998 को प्रतिस्थापित करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा योजना मूल्यांकन तथा प्रगति 
प्रांकलन हेतु राज्य योजना बोर्ड की सहायता के लिए वकिंग ग्रुप जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे , का पुनर्गठन करते 


.- 


1 . 


उपाध्यक्ष , राज्य योजना बोर्ड , हरियाणा 


अध्यक्ष 


सरकारी सदस्य : 


- 


सदस्य 


1. विरतायुक्त एवं सचिव , हरियाणा सरकार , 

योजना विभाग 


सदस्य 


2. वित्तायुक्त एवं सचिव , हरियाणा सरकार, 

वित्त विभाग 
3. अपं तथा सांख्यिकी सलाहकार , हरियाणा 


सदस्य 


सदस्य 


4. सम्बन्धित विभाग जिसका परियोजना स्कीम 

का मूल्यांकन होना हो का प्रतिनिधी जो 
विभागाध्यक्ष से कम न हो 


सदस्य सचिव 


5. श्री एम ० एल ० तायल , आई ० ए ० एस ० , 

विशेष 
कार्यकारी अधिकारी, राज्य योजना बोर्ड , 
हरियाणा 


गैर सरकारी सदस्य : 


1 . 


डाक्टर जिले सिंह , गांव उचाना , जिला जीन्द 


सदस्य 


2. श्रीमती संतोष गोछी , पत्नी श्री धर्मवीर सिंह 

अहलावत , गांव 480 गोछी , जिला झज्जर 


कार्यप्रणाली : 


1. इस वकिंग ग्रुप का कार्य चालू कार्यक्रमों अथवा परियोजनाओं के अलोचनात्मक प्रांकलन व मूल्कांकन में हरियाणा 
राज्य योजना बोर्ड को सहायता करना होगा, जिसमें राज्य में चलाए जा रहे कुछेक अधिज्ञात कार्यक्रमों अथवा परियोजनाओं 
के सम्बन्ध में यह निर्धारित हो सके कि उन्हें कब तक जारी रखने विश्यकता है नया प्लान परियोजनाओं और अन्य 
विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को प्रगति को समीक्षा करना होगा । 

2. वकिम ग्रुप की बैठक में भाग लेने के लिए पाए सरकारी सदस्यों का यात्रा भत्ता उसी विभाग द्वारा वहन किया 
जाएगा जिससे वे सम्बन्धित होंगे । गैर सरकारी सदस्यो के वैटक में भाग लेने पर यात्रा भत्ता उसी दर से दिया जाएगा जो 
राज्य योजना बोर्ड के गठन सम्बन्धी अधिसूचना में अंकित होगा । 

इस वर्किग ग्रुप की अवधि एक वर्ष के लिए होगी । 


3 . 


ए ० एन ० माथुर , 


वित्तायुक्त एवं सचिव , हरियाणा सरकार, 

योजना विभाग । 


782 


HARYANA GOVT GA 


NOV . 30 , 1999 (AGHN 9, 1921 SAKA ) 


[ Part 1 


PI 


INING DEPARTMENT 


J 


15th October, 1999 


No. 24 / 3 /96-1pig.- In superses 
dated 24th March , 1998 and dated 19t] 
a Working Group on Plan Evaluation 
consisting of the following members. 


1 of Haryana Government Notification No. 24 / 3 /96-1pls , 
jne, 1998, the Governor of Haryada is pleased to constitute 
nd Progress Appraisal to assist the State Planning Board , 


1. Deputy Chairman , State ) 


ning Board 


Chairman 


Official Members : 


Member 


1. Financial Commissioner a 

Haryana , Planning Depa : 


Secretary to Government 
ent. 


2. Financial Commissioner 

Haryana , Finance Depart 


! Secrctary to Government 
ot 


Member 


3. Economic and Statistical 


viser, Haryana 


Member 


Member 


4. Representative of the con 

Project Scheme is to be 
rank of Head of Depart 


zed Department whose 
aluated but not below the 
at 


5. Shri M. L. Tyal, IAS, C 

State Plaoning Board 


er on Special Duty , Haryana 


Member 
Secretary 


Non -Official Members : 


1. Dr. Zile Singh , Village 1 


ana , District Jind 


Member 


Member 


2. Smt. Santosh Gochhi, v 

Ahlawat, Village and P 


Shri Dharambir Singh 
Office Gochbi, District Jhajjar 


Fanctions : 


To assist the Haryana State 
On - going programmes or project lead 
on - going programmes of projects 
review the progress or implement : 


inning Board in making oritical appraisal and evaluation of tho 
to the determination of the extent to which some of the identified 
ng undertaken in the State would need to be continued and 
n of Plan Projects and other 3rd development Schemes . 


2. The T.A /D.A for atte 
respective Department to which the 
for attending the meeting will be 
State Planning Board Members . 


ig the mceting of the Working Group will be borne by the 
ember belong. However , the T.A /D.A to Non -Official Members , 

at the rate of mention in the notification being issued for the 


3. The term of this Wor 


Group will be for a period of one year. 


A. N. MATHUR , 


Financial Commissioner and Secretary to Gavernmen , Haryana , 

Planning Department. 


